सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 


असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 अग्रहायण , 1942 ( श ० ) 


) 


संख्या- 595 राँची , शुक्रवार , 

, 


3 दिसम्बर , 2021 ( ई ० ) 


परिवहन आयुक्त कार्यालय 


आम सूचना 


1 दिसम्बर , 2021 


संख्या - परि आ०-204 / 2016 / 1214 - एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि झारखण्ड राज्य में 
ग्रामीण बस सेवा हेतु ग्रामीण मार्ग को चिन्हित करते हुए आम जनों एवं वाहन स्वामियों के 
मंतव्य व सुझाव के लिए मार्ग की विस्तृत विवरणी सहित सूची प्रकाशित की जा रही है । 

आम जनों एवं वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि झारखण्ड राज्य के वेबसाइट में चिन्हित 
ग्रामीण मार्ग की सूची में दिए गए मार्ग के सम्पूर्ण विवरणी पर अपना मंतव्य / सुझाव से संबंधित 
अभ्यावेदन एफ ० एफ ० पी ० भवन , धुर्वा स्थित परिवहन विभाग , झारखण्ड , राँची अथवा परिवहन 
विभाग की ई - मेल- transport.jhr@gmail.com पर दिनांक -15.12.2021 तक उपलब्ध कराने की कृपा 


करें । 


परिवहन आयुक्त , झारखण्ड के आदेश से । 


रविशंकर विद्यार्थी , 


संयुक्त परिवहन आयुक्त 


झारखण्ड , राँची । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 3 दिसम्बर , 2021 

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार , कोल्हान 


जिला - पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर । 


क्र ० सं ० 


पथ का नाम 


पथ का वह अंश 


पथ की कुल लम्बाई 

( कि ० मी ० ) 


( भाया सहित ) 


जो 


जो 


जो ग्रामीण 


क्षेत्र में पड़ता 


एन ० एच ० 


एस ० एच ० 


में में पड़ता है । में पड़ता है । 


है । 


झिमड़ी से टाटा भाया 


रघुनाथपुर , निमडीह , 


1 . 


70 


03 


15 


52 


पोखरिया , माधवपुर , 


सुसनी , कटिंग 


1 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 595 -- 50 


